रजिस्ट्री संडी एल० - 33004/96 


REGD. NO . DL- 33004/96 


AAV 


सत्यव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 -- उप - खण्ड (1) 
PART II — Section 3 — Sub -section (1) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


4.2361 


सै . 236 ] 
No. 236 ] 


नई दिल्ली , बुधवार , जुलाई 31, 1996 / श्रावण १ , 1918 
NEWDELHI, WEDNESDAY , JULY 31, 1996/SRAVANA9, 1918 


- 


- 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1996 
सं. 55 / 96 - सीमाशुल्क 


सा . का .नि . 338 ( अ ) - केन्द्रीय सरकार यथास्थिति, सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) सीमाशुल्क 
टैरिफ अधिनियम , 1975 ( 1975 का51 ) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) या उक्त सीमाशुल्क टैरिफ की पहली अनुसूची के शीर्ष संख्यांक 98. 01 की उपमद 
( 6 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहिस में ऐसा करना आवश्यक है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व 
विभाग ) की अधिसूचना संख्या 47 /96 - सीमाशुल्क , तारीख 23 जुलाई, 1996 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना के परंतुक में " 1 अगस्त 1996 " अंकों और शब्दों के स्थान पर " 1 सितम्बर 1996 " अंक और शब्द रखे जायेंगे । 


[ फा . सं. 357/ 1/ 96 - टी. आर. यू.] 
तरूण कुमार गोविल, अवर सचिव 


टिप्पणी: - मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र के असाधारण अधिसूचना संख्या 47/ 96 - सीमाशुल्क , तारीख 23 जुलाई, 1996 [ सा. का. नि . 299 ( अ ) तारीख 

23 जुलाई, 1996 ] में प्रकाशित की गई थी । 


1875GI/ 96 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 30 ] 


MINISTRYOFFINANCE 
( Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 
Now Delhi, the 31st July , 1996 

No . 55/96 -CUSTOMS 
G. S. R. 338 ( E ): - In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of section 25 of the Customs Act, 1962 ( 52 of 
1962), sub -section (3) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 ( 51 of 1975) or sub item(6 ) of heading No. 98.01 of the First 
Schedule to the said Customs Tariff Act, as the casemay be , the Central Government, being satisfied that it is necessary in the 
public interest so to do , hereby makes the following amendment in thenotification of the Governmentof India in theMinistry of 
Finance ( Department of Revenue) No. 47/ 96- Customs, dated the 23rd July , 1996, namely :- - 

___ In the proviso to the said notification, for the figures, letters and words " Ist day of August , 1996 ", the figures , letters and 
words " Ist day of September , 1996 " shall be substituted . 

[ F. No. 357/1 /96-TRU] 
TARUN KUMAR GOVIL , Under Secy. 


Note:- - The principal notification was published in the Gazette of India Extraordinary vide notification No. 47/96 - Customs , dated 

the 23rd July , 1996 [ G.S. R. No. 299( E), dated the 23rd July, 1996] . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1996 
सं . 24 / 96 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 


सा. का .नि . 339 ( अ ) : -- केन्द्रीय सरकार , यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 5 क की 
उपधारा ( 1) या अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल ) अधिनियम, 1957 ( 1957 का 58 ) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) के साथ पठित उक्त 

धारा 5क की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित 
में ऐसा करना आवश्यक है ,निर्देश देती है कि भारत सरकार के विस मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की प्रत्येक अधिसूचना का जो इससे उपाबद्ध सारणी के स्तंभ 
( 2 ) में विनिर्दिष्ट है उक्त सारणी के स्तंभ ( ३ ) के तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन किया जायेगा । 


सारणी 


संशोधन 


क्रम सं . अधिसूचना सं. और तारीख 

( 1 ) 
__ 1. 8/ 96 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 23 जुलाई , 1996 


( 2 ) 


( 3 ) 


2. 9196 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 23 जुलाई, 1996 


उक्त सूचना के परंतुक में , " 1 अगस्त 1996 " अंक व शब्दों के स्थान पर 
" 1 सितम्बर 1996 " अंक व शब्द रखे जायेंगे । 
उक्त सूचना के परंतुक में , " 1 अगस्त 1996 " अंक व शब्दों के स्थान पर 
" 1 सितम्बर 1996 " अंक व शब्द रखे जायेंगे । 
उका अधिसूचना में पैरा 2 में , " 31 जुलाई 1996 " अंक व शब्दों के स्थान पर 
" 31 अगस्त 1996 " अंक व शब्द रखे जायेंगे । 
उक्त सूचना के परन्तुक में , " 1 अगस्त 1996 " अंक व शब्दों के स्थान पर 
" 1 सितम्बर 1996 " अंक व शब्द रखे जायेंगे । 


3 . 12/96 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 23 जुलाई, 1996 


4. 19/ 96 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 23 जुलाई, 1996 


[ फा. सं. 357/1/96 - टी. आर. यू. ] 

तरूण कुमार गोविल, अवर सचिव 
टिप्पणी: - भूल अधिसूचना, भारत के असाधारण, राजपत्र में अधिसूचना संख्या 8/96 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 23 जुलाई, 1996 [ सा. का .नि . 

306 ( अ ) तारीख 23 जुलाई, 1996 ], 9/96 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 23 जुलाई, 1996 [ सा . का. नि . 307 ( अ ), तारीख 23 जुलाई, 
1996 ], 12/96 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 23 जुलाई, 1996 [ सा . का. नि . 310 ( अ ), तारीख 23 जुलाई , 1996 ] और 19/96 - केन्द्रीय 
उत्पाद शुल्क , तारीख 23 जुलाई, 1996 [ सा. का.नि 317 ( अ) , तारीख 23 जुलाई, 1996 ] के द्वारा प्रकाशित की गई थी । 


भाग II --- खण्ड 3( i ) ] 


भारत का राजपत्र असाधारण 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 31st July, 1996 

No. 24/ 96 - CENTRAL EXCISES 
G .S .R . 339 ( E ):- In exercise of the powers conferred by sub -section (1) of section 5A of the CentralExcise and Salt Act, 
1944 (1 of 1944 ), or sub -section (1) of section 5A of the said Central Excises and Salt Act road with sub -section (3 ) of section 3 of 
he Additional Duties ofExcise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), as the casemay be,the CentralGovernment 
veing satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby directs that each of the notifications of the Government 
of India in theMinistry of Finance (Department of Revenue), specified in column (2 ) of the Table hereto annexed, shall be amended 
n themanner specified in the corresponding entry in column (3 ) of the said Table . 


TABLE 


Amendment 


S. No. Notification No. and date 
___ (1) 

1. 8/ 96 - Central Excises, dated the 23rd July , 1996 


( 3 ) 


2. 9 /96 - Central Excises, dated the 23rd July, 1996 


. .. 
In the proviso to the said notification , for the figures, letters and 

words "Ist day of August , 1996 ", the figures, letters and words 
" Ist day of September , 1996 " shall be substituted . 
In the proviso to the said notification , for the figures, letters and 
words "1st day of August, 1996 ", the figures, letters and words 
" 1st day of September , 1996 " shall be substituted . 
In the said notification, in para 2 , for the figures, letters and words 
" 31st day of July, 1996 ", the figures, letters and words "31st day 
of August, 1996 " shall be substituted . 
In the proviso to the said notification , for the figures, letters and 
words "1st day of August, 1996 ", the figures, letters and words 
" Ist day of September, 1996 " shall be substituted . 


3. 12 / 96 - Central Excises, dated the 23rd July, 1996 


4 . 19 /96 - Central Excises , dated the 23rd July , 1996 


[F. No. 357/196 - TRU] 
TARUN KUMAR GOVIL , Under socy . 


Note : The principal notifications were published in the Gazette of India Extraordinary vide notification Nos . 8 / 96 - Central 
Excisos, dated the 23rd July, 1996 (G .S.R .No. 306 (E ), dated the 23rd July, 1996 ), 9 /96 -Central Excises, dated the 23rd July , 1996 
[ G.S. P. No. 307 ( E), dated the 23rd July , 1996], 12/96- Central Excises, dated the 23rd July, 1996 [ G. S. R. No. 310( E ), dated the 23rd - 
July, 1996 ] and 19/ 96 - Central Excises, dated the 23rd July, 1996 [ G. S. R . No . 317 ( E ), dated the 23rd July , 1996] respectively. 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1996 

सं. 18 / 96 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन.टी. ) 
सा . का. नि . 340 ( अ ) - केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 ( 1944 का1 ) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है ) का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित 
नियम बनाती है, अर्थात् : 

1. ( i ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( चौथा संशोधन )नियम, 1996 है । 

( ii ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. उक्त नियमों के नियम 57 ज के उपनियम ( 1 ) के खंड ( i ) में , 
( i) " 1 अगस्त 1996 " अंकों ओर शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां वह आती हैं , " 1 सितम्बर 1996 " अंक और शब्द रखे 

जायेंगे । 
(ii ) " 31 अगस्त 1996 " अंकों और शब्दों के स्थान पर " 30 सितम्बर 1996 " अंक और शब्द रखे जायेंगे । 

3. उक्त नियों के नियम 57 फ के उपनियम ( 5 ) में " उपनियम ( 2 ) " शब्दों और अंकों के स्थान " उप -नियम ( 1 ) के खंड ( ii ) " 
शब्द और अंक रखे जायेंगे । 

[ फा . सं. 357/ 1/96 - टी . आर. यू. ] 
तरूण कुमार गोविल , अवर सचिव 


THE GAZETTE OF INDLA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 360 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 31st July , 1996 
No. 18/96 -CENTRAL EXCISES (N . T .) 


G . S.R . 340 (E ); - In oxercise of the powers conferred by Section 37 of the CentralExcises and Salt Act, 1944 (1 of 1944 ), 
the Central Governmenthereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944 (hereinafter referred 
to as the said Rules), namely : 

1 . (i) These rules may be called the Central Excise ( Fourth Amendment ) Rules, 1996 ; 

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette . 
2 . In sub- rule ( 1) of rule 57H of the said rules, in clause (ü ),-- 
( i) for the figures, letters and words " 1st day of August , 1996 " wherever they occur , the figures, letters and words 

" Ist day of September, 1996 " shall be substituted ; 
(ii ) for the figures, letters and words "31stAugust, 1996 ", the figures,letters and words "30th day of September, 1996 " 

shall be substituted . 
3. In sub -rule ( 5 ) of rule 57 of the said rules, for the words, brackets and figure " sub -rule ( 2) ", the words, brackets and . 
figures " clause ( ii) of sub -rule (1)" shall be substituted . 

| [FNo. 357/196-TRU] 

TARUN KUMAR GOVIL,UnderSecy. 
अधिसूचना 
नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1996 

सं. 19 / 96- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन .टी . ) 
सा . का .नि . 341 ( अ ): - केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम , 1944 के नियम 57 क के उपनियम ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो आने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है , भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की 
अधिसूचना संख्या- 11 / 96 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन. टी.) तारीख 23 जुलाई , 1996 का निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात् : 
उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में " 1 अगस्त 1996 " अंकों और शब्दों के स्थान पर " 1 सितम्बर 1996." अंक और शब्द रखे जायेंगे । 

[ फा. सं . 357/ 1/96 - टी . आर. यू.] 

तरूण कुमार गोविल, अवर सचिष 
टिप्पणी : - मूल अधिसूचना, भारत के साधारण राजपत्र में अधिसूचना संख्या - 11 /96 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन .टी. ), तारीख 23 जुलाई , 1996 
[ सा. का .नि . 321 ( अ ), तारीख 23 जुलाई , 1996 ] द्वारा प्रकाशित की गई थी । 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 31st July, 1996 

No. 19 /96 - CENTRAL EXCISES (N .T .) 
G .S. R. 341 ( E): - In exercise of the powers conferred by sub-rule ( 2 ) of rule 57A of the Central Excise Rules , 1944 , the 
Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in 
the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (DepartmentofRevenue) No. 11/96 - Central Excises (N . T.), 
dated the 23rd July, 1996 , namely : 

___ In the said notification, in para2, for the figures, letters and words "Ist day of August, 1996 ",the figures, letters and words 
" Ist day of September , 1996 " shall be substituted . 

[F.No. 357/1/96- TRUJ 
TARUNKUMARGOVIL, Under Secy. 


Note:- - The principal notifications was published in the Gazette of India Extraordinary vide notification No. 11/96 - Contral Exciso 

(N . T.),dated the 23rd July , 1996 (G .S .R .No. 321 (E ),dated the 23rd July , 1996 ] 


[ भाग II --- खण्ड ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचमा 


नई दिल्ली, 31 जुलाई , 1996 


सं. 20 / 96 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन .टी . ) 
सा . का .नि . 342 ( अ ) केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं. 14 /96 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , ( एन. टी . ) तारीख 23 जुलाई, 1996 
में निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात् : --- 

उक्त अधिसूचना में , नियम 1 में उपनियम (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जायेगा, अर्थात् :--- 

"( ii ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे सिवाय नियम 4,नियम 6 के उपनियम (i) और ( ii), नियम 7 और नियम 10 का 
उपनियम (iii ) के जो 1 सितम्बर, 1996 को प्रवृत्त होंगे । 

[ फा .सं . 334/14/95 - टी. आर. यू.) 

तरूण कुमार गोविल , अवर सचिव 
टिप्पणी : - मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र के असाधारण अधिसूचना संख्या - 14/ 96 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन .टी. ) तारीख 23 जुलाई, 
1996 ( सा. का.नि .) 324 ( अ) तारीख 23 जुलाई, 1996 में प्रकाशित की गई थी । 

NOTIFICATION 
New Delhi , the 31st July, 1996 

No. 20 /96 - CENTRAL EXCISES ( N. T.) 
G . S .R 342 ( E ). - In exercise of the powers conferred by Section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 ( 1 of 1944), the 
Central Government horoby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of 
Finance ( Department of Revenue ) No. 14/ 96 - Central Excises ( N. T.), dated the 23rd July, 1996, namely : 

In the said notification , in rule 1, for sub - rule (ii), the following sub - rule shall be substituted, namely : 

" (ii) They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette except that the rule 4 , sub - rule (i) and 
( ii) of rule 6 , rule 7 and sub -rule (i ) of rule 10 shall come into force on the 1st day of September, 1996 ." . 


[ F. No. 334 /1495- TRU] 
TARUN KUMAR GOVIL, Under Secy. 


Note : — The principalnotification was published in theGazette of India Extraordinary vide notification No. 14 /96 - Central Excises 

( N. T.), dated the 23rd July, 1996 [ G. S. R. 324 ( E), dated the23rd July, 1996]. 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, Now Dolhi-110064 

and Published by the Controllor of Publications, Dolhi-110054 — 1996 


